निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


Y 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आषाढ़ 1942 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 22 जून 2020 


( सं ० पटना 371) 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

20 मार्च 2020 
सं० 2 / सी01-20-01 / 2020-2916 / गृ ० आ०- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 63 वीं संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 
वेतनमान - लेवेल -9 ( 50 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ 
परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता 
अभ्यर्थी का नाम / 

रौल नं ० आरक्षण मेधा विभाग में सत्यापन के अभ्युक्ति 
अभ्यर्थी के पिता का 

दौरान उपलब्ध कराया 
लोक सेवा 

गया स्थायी पता 
आयोग द्वारा 
आवंटित ) 


क्र ० 


गृह जिला 


कोटि (बिहार क्रमांक 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


नालंदा 


224469 


01 - अनारक्षित 


02 


श्री अनुराग कुमार 
S / o श्री सुरेश प्रसाद 


श्री अनुराग कुमार 
S / o श्री सुरेश प्रसाद 
ग्रा + पो 0 - नगरनौसा, 
जिला - नालंदा, बिहार 
पिन -801305 
श्री शाहिद इकबाल 
S / o श्री मोईद अहमद 
ग्रा o + थाना अजीमाबाद , 
पो 0 - बागा, जिला - भोजपुर , 
बिहार, पिन 802164 


2 


भोजपुर 


153176 


श्री शाहिद इकबाल 
S / o श्री मोईद अहमद 


39 


04 - अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


नियोक्ता का 

अनापत्ति 
प्रमाण पत्र 
अप्राप्त । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 जून 2020 


क्र ० 


अभ्यर्थी का नाम / 
अभ्यर्थी के पिता का 


गृह जिला 


रौल नं ० 


अभ्युक्ति 


आरक्षण मेधा 
कोटि (बिहार क्रमांक 
लोक सेवा 
आयोग द्वारा 
आवंटित ) 


विभाग में सत्यापन के 
दौरान उपलब्ध कराया 

गया स्थायी पता 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


3 


नवादा 


173140 


49 


श्री सुबोध कुमार सिन्हा 
S / o श्री बृजनन्दन 
चौहान 


04 - अत्यंत 
पिछड़ा वर्ग 


4 


दरभंगा 


100362 


85 


श्री मो 0 अबू सैफी मूर्तजा 
S / o मो ० अबुजर 
गफ्फारी 


04 - अत्यंत 
पिछडा वर्ग 


S / o मो ० 


श्री सुबोध कुमार सिन्हा 
S / o श्री बृजनन्दन चौहान 
ग्रा 0 - शिवचरण विगहा, 
पो ० - सिसवॉ, 
थाना - मुफ्फसिल नवादा, 
जिला- नवादा, बिहार 
पिन -805110 
श्री अबू सैफी मूर्तजा 
अबुजर 

गफ्फारी 
मो ० - चकजोहरा ( बेस्ट 
कॉलोनी) 
पो ० - लहेरियासराय 
जिला - दरभंगा, बिहार 
पिन -846001 
श्री कृष्ण कुमार 
S / o श्री मदन प्रसाद गुप्ता 
मो ० - नई बाजार , छपरा 
पो + थाना भगवान बाजार 
जिला - सारण (छपरा), बिहार 
पिन -841301 
श्री कुन्दन कुमार 
S / o श्री लाल बहादुर दास 
ग्रा ० -बहलोलपुर, 
पो + थाना भगवानपुर 
जिला - वैशाली , बिहार 
पिन -844114 


5 


सारण 


107665 


86 


श्री कृष्ण कुमार 
S / o श्री मदन प्रसाद 
गुप्ता 


04 - अत्यंत 
पिछडा वर्ग 


नियोक्ता का 

अनापत्ति 
प्रमाण पत्र 
अप्राप्ता 


6 


वैशाली 


233455 


96 


श्री कुन्दन कुमार 
S / o श्री लाल बहादुर 
दास 


02 - अनुसूचित 

जाति 


2. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा : 

(i) असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र । 
(ii ) दहेज नहीं लेने या नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र । 
(ii) चल - अचल सम्पत्ति की विवरणी । 

(iv) पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो । 

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में 
इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई की 
जायेगी । 

4. बिहार पेंशन ( संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, 
दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू 


होगी । 


5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में आने- जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं 


होगा । 


6. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड / संस्था से 
सत्यापन के क्रम में तथा चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना 
किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 


3 


8 . 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 जून 2020 
7. जिन अभ्यर्थियों ने सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र / कागजात 
समर्पित नहीं किया है, उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पूर्व वांछित प्रमाण पत्र / कागजात विभाग में अवश्य 
समर्पित करना होगा । 

अनुशंसित सभी अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति - पत्र की अभिप्रमाणित प्रति 
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय मे प्रस्तुत कर योगदान करेंगे । अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति 
पत्र समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 

9. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं , योगदान के समय विरमन पत्र 
प्रस्तुत करेंगे । अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति 
से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 371-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


